रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/97 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 97 


म्याजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 . - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०84 ] 
No. 84 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , मार्च 14, 1998 / फाल्गुन 23, 1919 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14 , 1998 /PHALGUNA 23, 1919 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1998 


सा . का .नि . 134 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , रेल दावा अधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का अधिनियम सं. 54 ) की धारा 12 की उपधारा 
( 1 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण में समूह " क " और " ख " पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण ( समूह " क " और " ख " पद ) भर्ती नियम, 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना : - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित पद/पदों को लागू होंगे । 

3. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या उनका धर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो 
उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5 . विद्यमान कर्मचारियों का आमेलन/नियमितिकरण : - ( 1 ) इन नियमों के उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , ऐसे व्यक्ति जो 
इन नियमों की प्रारम्भ की तारीख को स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति के आधार पर रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पद धारण करते हैं 

और जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं और जिन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है, अपनी - अपनी श्रेणियों 
में आमेलन/नियमितिकरण के पात्र इस शर्त के अधीन रहते हुए होंगे कि ऐसे व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करें और उनके मूल विभाग 
को अधिकरण में उनके आमेलन पर कोई आपत्ति नहीं है , 

( 2 ) उप नियम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता, उक्त पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित की 
जाएगी, 

परन्तु समान स्रोत से भर्ती किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता , मूल विभाग में उनके द्वारा धारित पदों पर बनी रहेगी, 

( 3 ) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा, 
726GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (1)] 


6. निरर्हता : -- वह व्यक्ति--- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
7. शिथिल करने की शक्ति : -- 

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों 
के किसी उपबंध को किसी धर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी, - 
8 . व्यावृत्ति : 

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं हालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध 
में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


पद का नाम 


1 
1. रजिस्ट्रार 


पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन पद अथषा सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
संख्या 

अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
आयु - सीमा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 

30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
2 ३ 

4 
1 * 1997 साधारण केन्द्रीय 18400 - 500 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 

सेवा, समूह " क ", 22400 रु. 
राजपत्रित, 

अनुसचिवीय 
" कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया आ सकता है । 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होगी या नहीं 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नसि/ प्रतिनियुक्ति / 
प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों 

स्थानांतरण किया जाएगा 
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 
11 

12 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / स्थानांतरण 

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण 
( क ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी : 

(i ) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं , या 
( i ) जिन्होंने 14300 - 400 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की 

नियमित सेवा की है और 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


( ख ) (i ) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य है । 
(ii ) न्यायालय संबंधी प्रक्रिया वाणिज्यिकारेल दावा संबंधी मामले में 10 वर्ष का अनुभव जिसके 

अन्तर्गत समूह " क " स्तर पर प्रशासनिक अनुभव भी है । 


टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 

में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है , साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण /स्थानांतरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 5 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हे तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 

14 
लागू नहीं होता 

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


१२ 


अनुसूची 


. 


7 


लागू नहीं होता । 


लागू नहीं होता 


2. अपर रजिस्ट्रार 17 * 1997 साधारण केन्द्रीय 12000 - 375 

लागू नहीं होता 
सेवा, समूह " क ", 16500 रु. 
राजपत्रित , उक्त पद को 14300 - 400 
अनुसचिवीय 18300 रु. के वेतनमान 

में तब प्रचालित किया जाएगा 
अब समूह " क " अधिकारी 
कल्पित, कृत्यकारी चयन 

श्रेणी में हो । 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 10000 - 325 - 15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की 

नियमित सेवा की है ; और । 
जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :--- 

( i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समुतल्य , और 
( ii ) प्रशासन/ लेखा/ कार्मिक मामले में 10 वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत वाणिज्यिकारेल 

दावा संबंधी मामले या न्यायिक / न्यायिककल्प कृत्य में 3 वर्ष का अनुभव भी है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 3 (i)] 


12 


टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि ,जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 

में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख की 
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


14 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


लागू नहीं होता 


6 


चयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


3. सहायक 

रजिस्ट्रार 


17 * 1997 साधारण केन्द्रीय 6500 - 200 

सेवा, समूह " ख ", 10,500 रु. 
राजपत्रित, 

अनुसचिवीय 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


10 
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


-- - - - 


11 


प्रोन्नति 


प्रोन्नति , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानांतरण/ स्थानांतरण द्वारा 


रेल दावा अधिकरणों में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक और कार्यालय अधीक्षक 
( वेतनमान 6500 - 200 - 10 ,500 रु. ) जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों . उच्च न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों के ऐसे अधिकारी : -- 


( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
(ii ) जिन्होंने 6500 - 200 - 10; 500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष की 

नियमित सेवा की है ; या 
( iii ) जिन्होंने 5500 - 175 - 9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष 

• नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास प्रशासनिक / लेखा कार्य/न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं में 3 वर्ष का अनुभव है । 
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर 

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
प्रतिनियुक्ति की , अवधि, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण द्वारा 
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी । 


[ YTT II - U 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


W 


73 


- 14 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण के अधार पर नियुक्ति करते समय 
1 . अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 

रजिस्ट्रार/ अपर रजिस्ट्रार- -- अध्यक्ष 
2. रेल प्रशासन द्वारा नामनिर्देशित भारत सरकार 

के उप सचिव की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य 


[ . 90 / f /3 . A . 21./ - 2 ] 

T. . fund , after , 

पदेन अपर सचिव 
MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March , 1998 
G . S. R . 134 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and (3) of section 12 of the Railway Claims 
Tribunal Act, 1987 (Act No. 54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to Group A and B posts in the Railway Claims Tribunal, oamely : 

1. Short title and commencement : - ( 1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Group A and B 
posts ) Recruitment Rules, 1997 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettee , 
2 . Application - These rules shall apply to the posts mentioned in column 1 of the Schedule, annexed to these rules. 

3 . Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said posts , their classification and the 
scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4 . Methods of recruitment, age limit , qualifications etc. :- The method of recruitment to the said posts, age limit , 
qualifications and other maiters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule . 

5 . Absorption /regularisation ofexisting employees :- (1 ) Nothwithstanding anything contained in the provisions of 
these rules, the personsholding the posts of Registrar, Additional Registrar and Assistant Registrar on the date of commencement 
of the rules either on transfer or on deputation basis and who fulfil the qualifications and experience laid down in these rules and 
who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee shall be eligible for absorption / regularisation in the 
respective grades subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption and that their parent Departments 
do not bave any objection to their being absorbed in the Tribunal. 

(2 ) The seniority of officersmentioned in sub - rule (1) shall bu determined with reference to the dates of their regular 
appointment to the said posts . 

Provided that the seniority of officers recruited from the same source and in the posts held by them in the parent 
Departmentshall not be disturbed . 

(3 ) Suitability of persons for absorption may be considered by a Departmental Promotion Committee. 
6 . Disqualification :- No person . 

(a ) who has entered into or contractod a marriage with a person having a spouse living , or 
(b ) who , having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person shall be eligible 

for appointment to the said posts. 
Provided thatthe Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under thepersonal law applicable 
to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the 
operation of this rule . 

7 . Power to relax :- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may 
by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category 
of porsons. 
7 .26811982 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 11- S & C . 300 


8 . Saving :--- Nothing in those rules shall affoct reservations, relaxations of age limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Ex -Servicemen and other special categories of persons in accordanco 
with the orders işuod by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


post 


2 


Name of Number Classification Scale of whother Age Whether Educational Whether age 
of posts 

pay sollection limit benefit of and other and oducational 

ornon - for added years qualifications qualifications 
selection direct of service required for prescribod for 
Post recruits admissible diroct 

direct recruits 
under rule recruits will apply in 
30 of the 

the case of 
Central 

promotoos 
Civil Ser 
vices(Pension ) 

Rules 1972 
3 4 5 6 

7 8 

9 
1 .Registrar 1* 1997 General Rs. 18400 Not Not Not Not 

Not 
Contral 500 -22400 applicable applicablo applicable applicable applicable 
Service Group 
A Gazetted , 

non -Ministerial 
* subject to variation , 

dependent on workload . 
Period of Method of In case of recruitmont 

If a Dopartmental Circumstances in 
probation recruitment by promotion /deputation / 

Promotion Committee which Union Public 
if any whether by transfor grades from which 

exists, what is its Service Commission 
direct recruit - probiotion /deputation / 

composition 

is to be consulted in 
mont or by transfer to be made 

making recruitmont 
promotion or 
by doputation 
transfer and 
percentage of 
the vacancies 
to be filled by 
various methods. 


11 


12 


13 


14 


10 
Not 
applicable 


Transfer on 
deputation 
transfer , 


Consultation with 
Union Public Service 
Commission necessary . 


Transfer on deputation / transfer Not 
(a ) Officers of the Central/State applicable 

Governments ; High Courts : 
(1) Holding analogous posts on 

a regular basis ; of 
( ii ) With 5 years regiuar service 
: : in posts in the scale of 

Rs. 14300 -400 -18300 of 

equivalont ; and 
(b ) (i) Having a degree in Law from 

a recognised University or equiva 
lent and 
( ii ) 10 Years experience in court 
procedures , Commercial / Railway 
Claimsmatters including administra 
tive experience at Group A level. 


[ III - 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LLLLHV 


11 


14 


12 . 

13 
(Period of deputation including period of 
deputation in another ExCadre post held 
immediately preceding this appointment 
in the same or some other Organisation/ 
Departuaent of the Central Government 
shall ordinarily not exceed 3 years. The 
maximum age limit for appointmentby 
transfer on deputation/ transfor shall be not. 
exceeding 56 years as on the closing date 
of recoipt of applications ). 


PULV 


SCHEDULE 
$ : 6 


2 


4 


. 


7 


8 


9 


10 


2 . Additional 

Registrar 


17 * General Rs. 12000 -375 Not Not Not Not Not Not 
1997 Central 16500 . The post applicable applicablo applicable applicable applicable applicable 

Service, shall be operated 
Group A in the scale of 
Gazetted Rs . 14300 -400 
nov -Mini- 18300 thon Group 
strerial. A Officer in the 

Notional Seloction 

Grado holds it. 
* Subjoct to variation dependent on workload . 


12 


14 


HV 


Transfer on 
doputation 
transfor 


Not applicablo 


Consultation with 
Union Public Ser 
vice Commission 
necessary 


Transfor on deputation / transfor 
Officers of the Contral/State Governments , High Courts : 
(a) (1) holding analogous posts on a regular basis ; or 
( ii ) With 5 years, regular service in posts in the pay 

scale of Rs . 10,000 - 325 - 15200 or equivalent; and 
(b ) Possessing the following educational qualifications and 

exporience : 
(i) Degree in law from a recognised University or equi 

valent ; and 
( ii ) 10 years experience in administration Accounts/ 

personnelmatters including 3 years experience of 
dealing with Commercial/Railway Claimsmattors. 

or handling judicial/ quasi-judicial functions. 
Note : Period of deputation including period of deputation 
in another ex -cadre post held immediately preceding this 
appointment in the same or some other Organisation Depart 
mont of the CentralGovernment shall ordinarily not exceed 
3 years. The maximum age limit for appointment by trans 
fer on deputation / transfor shall be not exceeding 56 years 
As on the closing date of the receipt ofapplications, 


0011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- Sec. 3 (1) ] 


1 


2 


3 


5 


Not 


3 . Assistant 

Registrar 


Rs . 6500 - 200 
10500 . 


Selection Not Not Not 

applicable applicable applicable 


applicable 


* 17 General 
1997 Central 

Service , 
Group B 
Gazetted 
Ministrerial. 


* Subject to variation dependent on workload . 


10 


1 year for 
promotees 


Promotions 
failing 
which by 
transfer on 
deputation / 
transfer. 


Promotion 
Senior Personal Assistants and Office Group B Departmental Consultation with 
Superintendents working in Railway Claims Promotion Committee Union Public 
Tribunal (pay scale of Rs. 6500 -200 - 10500 ) Registrar/Additional Service Commis 
with 2 years regular service in the grade. Registrar nominated by sion while appoin 
Transfer on deputation / Transfer 

the Chaimman of the ting an officer on 
Officers of the Central/Stato Goverment; Tribunal - Chairman . transfer on depu 
High Courts /Subordinate Courts : 

2 . Two officers of the tation / transfer. 
(a ) (i) Holding analogous posts on a regular rank of Deputy Secre 
basis , or 

retary to the Govern 
(ii) with 2 years regular service in postsm ent of India nomina 

in the scale of Rs. 6500 -200 -10500 orted by the Railway 
equivalent ; and , 

Administration Members . 
(iii ) with 3 years regular service in posts 

in the Scale of Rs. 5500 - 175 - 9000 or 

equivalent ; and 
(b ) 3 years experience in Administrative / 

Accounts work / court procedures . 
Note : The Departmental officers in the feeder 
category who are in the direct line of promotion 
shall notbe eligible for consideration for appoint 
ment on deputation . 
Similarly , deputationists shall not be eligible for 
consideration for appointment by promotion . 
( Period of deputation including period of deputa 
tion in another Ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some 
other Organisation Department of the Central 
Government shall ordinarily not exceed 3 years. 
Themaximum age limit for appointment by trans 
fer shall be not exceeding 56 years as on the closing 
date of receipt of applications). 

[No. 90 / TC (RCT )/1 -2 ] 
D . P. TRIPATHI, Secy. Ex.Officio , Addl. Socy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1998. 


